IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 अग्रहायण , 1939 ( श०) 


संख्या- 942 राँची, बुधवार , 


6 दिसम्बर , 2017 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
1 दिसम्बर , 2017 


संख्या- 01/ सा स्था०- 25 / 2017 न०वि०आ०-7468 -- नगर विकास एवं आवास विभाग में 
झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त होने तथा कार्यहित में निम्नांकित 
पदाधिकारियों का पदस्थापन, उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ- iv में अगले आदेश तक किया 
जाता है : 


क्र० सं० 


नाम / पदनाम 


ii 


श्री संजय कुमार , 
झा०प्र०से० 


वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापित स्थान 

iv 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार 

विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर 
तथा राजभाषा विभाग से 

अधिसूचित क्षेत्र समिति । 
सेवा प्राप्त । 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार 

विशेष पदाधिकारी, मानगो नगर 
तथा राजभाषा विभाग से 

निगम । 
सेवा प्राप्त । 


श्री राजेन्द्र प्रसाद 
गुप्ता, झा०प्र०से० 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 6 दिसम्बर , 2017 


3 


श्री योगेन्द्र सिंह , कार्यपालक अभियंता , कार्यपालक अभियंता, राँची नगर 
कार्यपालक अभियंता | धनबाद नगर निगम । निगम । 

कार्यपालक अभियंता , नगर विकास एवं आवास विभाग 

झारखण्ड खनिज क्षेत्र | की अधिसूचना संख्या -4096 
| श्री प्रसन्न कुमार मुर्मू , 

विकास प्राधिकार, धनबाद दिनांक - 29 .06. 2017 के क्रम 
कार्यपालक अभियंता 

| संख्या-5 को स्थगित किया जाता 


2. श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, झा०प्र०से० के द्वारा स्तम्भ-iv में 
अंकित निकाय में कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा उक्त विशिष्ठ निकाय 
में पदस्थापन आदेश के फलस्वरूप, दिनांक 5 अक्टूबर , 2017 को उक्त निकायों में लिए गये प्रभार 
को सम्पुष्ट किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कौशल किशोर झा , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 942-- 50 


